इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


सत्यमेव ज 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 568 ] 


भोपाल, बुधवार, दिनांक 27 अक्टूबर 2010 - कार्तिक 5, शक 1932 


वन विभाग 
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल 


भोपाल , दिनांक 27 अक्टूबर 2010 


क्र . एफ - 15 -17 - 2010- दस -2. - राज्य शासन , एतद्द्वारा , वन्यप्राणी ( संरक्षण ) अधिनियम, 1972 ( यथा- संशोधित 2006 ) की धारा 
38V ( 4)(ii ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को " बांधवगढ़ टाईगर रिज़र्व का बफ़र क्षेत्र " घोषित 
करता है : 


अनुसूची - 1 
( बफर जोन की सीमाओं का विवरण ) 


जिला 


बफर जोन की सीमाओं का विवरण 


क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


उमरिया , 82003.509 

शहडोल ( आरक्षित वन - 27011.441 है. 
एवं कटनी. संरक्षित वन - 37859. 241 है. 

राजस्व क्षेत्र - 17132. 827 है. ) 


उत्तर - उमरार नदी होते हुये कटनी वनमण्डल के कम्पार्टमेंट नम्बर 487, 488, 492 , 

491, 506 , 500, 501, 507, 504 एवं 503 की सीमा , कम्पार्टमेंट नम्बर 508 
की उत्तरी सीमा उमरिया एवं कटनी जिला की सीमा तक , उमरिया एवं कटनी 
जिला की सीमा कटनी वनमण्डल के कम्पार्टमेंट नम्बर 512 तक , कम्पार्टमेंट 
नम्बर 512, 405, 513, 510, 402 , 403, 408 , 404, 407, 411 की सीमाएं , 
कम्पार्टमेंट नम्बर 396, 395, 393, 392, 394 की पश्चिमी सीमाएं , कम्पार्टमेंट 
नम्बर 394 की उत्तरी सीमा से भदार नाला होते हुए उमरिया वनमण्डल के 
कम्पार्टमेंट नम्बर पी 620 की उत्तरी सीमा तक , कम्पार्टमेंट नम्बर पी 620 की 
उत्तरी सीमा मुनारा क्रमांक 8 तक, कम्पार्टमेंट नम्बर पी 620 के मुनारा क्र . 8 से 

1135 


1136 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अक्टूबर 2010 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


कम्पार्टमेंट नम्बर पी 623 के मुनारा क्रमांक 1 तक कटी कृत्रिम रेखा, कम्पार्टमेंट 
नम्बर पी 623, पी 625, पी 626, पी 627 , पी 631 , 604, पी 632, पी 633 
की सीमाएं, पनपथा वन्यप्राणी अभ्यारण्य के कम्पार्टमेंट नम्बर 446, 451 एवं 
460 की सीमाएं, कम्पार्टमेंट नम्बर पी 636 की सीमा मुनारा क्रमांक 27 तक , 
कम्पार्टमेंट नम्बर पी 636 के मुनारा क्रमांक 27 से पनपथा वन्यप्राणी अभ्यारण्य 
के कम्पार्टमेंट नम्बर 461 के मुनारा क्रमांक 42 तक कटी कृत्रिम रेखा, पनपथा 
वन्यप्राणी अभ्यारण्य के कम्पार्टमेंट नम्बर 461 , पी 639, पी 638 एवं पी 637 
की सीमाएं , पनपथा वन्यप्राणी अभ्यारण्य के कम्पार्टमेंट नम्बर 465, 466 एवं 
468 की उत्तरी सीमा होते हुये सोन नदी तक. पूर्व एवं दक्षिण में बांधवगढ़ 
राष्ट्रीय उद्यान के खितौली परिक्षेत्र एवं पनपथा वन्यप्राणी अभ्यारण्य की सीमा . 


पूर्व - सोन नदी होते हुये उत्तर शहडोल वनमण्डल के कम्पार्टमेंट नम्बर पी 187 , पी 

186, पी 185, 177 , 178 की उत्तरी सीमाएं , कम्पार्टमेंट नम्बर पी 174, 179, 
183, 182 , 181 235, पी 238 एवं पी 191 की सीमाएं , कम्पार्टमेंट नम्बर 192 
की दक्षिणी सीमा, सोन नदी की सीमा पनपथा वन्यप्राणी अभ्यारण्य के कम्पार्टमेंट 
नम्बर 450 तक , पनपथा वन्यप्राणी अभ्यारण्य के कम्पार्टमेंट नम्बर 450 , 449 
की दक्षिणी सीमाएं, कम्पार्टमेंट नम्बर पी 653 की सीमा मुनारा क्रमांक 19 तक , 
कम्पार्टमेंट नम्बर पी 653 के मुनारा क्रमांक 19 से कम्पार्टमेंट नम्बर पी 652 के 
मुनारा क्रमांक 10 तक कटी कृत्रिम रेखा, कम्पार्टमेंट नम्बर पी 652 की सीमा 
मुनारा क्रमांक 2 तक , कम्पार्टमेंट नम्बर पी 652 के मुनारा क्रमांक 2 से कम्पार्टमेंट 
नम्बर पी 651 के मुनारा क्रमांक 4 तक कटी कृत्रिम रेखा, कम्पार्टमेंट नम्बर पी 
651 की दक्षिणी सीमा मुनारा क्रमांक 7 तक , कम्पार्टमेंट नम्बर पी 651 के 
मुनारा क्रमांक 7 से कम्पार्टमेंट नम्बर पी 644 के मुनारा क्रमांक 370 तक कटी 
कृत्रिम रेखा, कम्पार्टमेंट नम्बर पी 644 की उत्तरी सीमा मुनारा क्रमांक 400 तक , 
कम्पार्टमेंट नम्बर पी 644 मुनारा क्रमांक 400 से कम्पार्टमेंट नम्बर पी 650 के 
मुनारा क्रमांक 36 तक कटी कृत्रिम रेखा, कम्पार्टमेंट नम्बर पी 650 की उत्तरी 
एवं पूर्वी सीमा मुनारा क्रमांक 66 तक कम्पार्टमेंट नम्बर पी 650 के मुनारा 
क्रमांक 66 से पी 395 के मुनारा क्रमांक 167 तक कटी कृत्रिम रेखा, कम्पार्टमेंट 
नम्बर पी 395, पी 392 की उत्तरी सीमा मुनारा क्रमांक 205 तक , कम्पार्टमेंट 
नम्बर पी 392 के मुनारा क्रमांक 205 से कम्पार्टमेंट नम्बर पी 396 के मुनारा 
क्रमांक 1 तक कटी कृत्रिम रेखा, कम्पार्टमेंट नम्बर पी 396 की सीमा मुनारा 
क्रमांक 30 तक , कम्पार्टमेंट नम्बर पी 396 के मुनारा क्रमांक 30 से कम्पार्टमेंट 
नम्बर पी 392 के मुनारा क्रमांक 222 तक कटी कृत्रिम रेखा, सोन नदी की 
सीमा कम्पार्टमेंट नम्बर पी 391 के मुनारा क्रमांक 262 तक , कम्पार्टमेंट नम्बर पी 
391 के मुनारा क्रमांक 262 से मुनारा क्रमांक 283 तक कटी कृत्रिम रेखा, 
कम्पार्टमेंट नम्बर पी 391, पी 390, पी 388 एवं पी 387 की सीमा मुनारा 
क्रमांक 354 तक , कम्पार्टमेंट नम्बर पी 387 के मुनारा क्रमांक 354 से कम्पार्टमेंट 
नम्बर पी 640 के मुनारा क्रमांक 573 तक कटी कृत्रिम रेखा, कम्पार्टमेंट नम्बर 
पी 640, पी 344 , पी 345 , पी 346 , पी 347, पी 348, पी 350, पी 385, 
पी 386, पी 351, पी 352 एवं पी 384 की उत्तरी सीमा मुनारा क्रमांक 929 तक 
कम्पार्टमेंट नम्बर पी 384 के मुनारा क्रमांक 929 से कम्पार्टमेंट नम्बर पी 380 के 
मुनारा क्रमांक 83 तक कटी कृत्रिम रेखा, कम्पार्टमेंट नम्बर पी 380 की उत्तरी 
सीमा मुनारा क्रमांक 103 तक , कम्पार्टमेंट नम्बर पी 380 के मुनारा क्रमांक 103 
से कम्पार्टमेंट नम्बर पी 381 के मनारा क्रमांक 38 तक कटी कृत्रिम रेखा, 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अक्टूबर 2010 


1136 ( 1 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


कम्पार्टमेंट नम्बर पी 381 की पश्चिमी , उत्तरी व पूर्वी सीमा मुनारा क्रमांक 30 
तक , कम्पार्टमेंट नम्बर पी 381 के मुनारा क्रमांक 30 से कम्पार्टमेंट नम्बर पी 
380 के मुनारा क्रमांक 119 तक कटी कृत्रिम रेखा, कम्पार्टमेंट नम्बर पी 380 
एवं पी 379 की सीमाएं, कम्पार्टमेंट नम्बर पी 380 की दक्षिणी सीमा मुनारा 
क्रमांक 60 तक , कम्पार्टमेंट नम्बर पी 380 के मुनारा क्रमांक 60 से कम्पार्टमेंट 
नम्बर पी 384 के मुनारा क्रमांक 985 तक कटी कृत्रिम रेखा, कम्पार्टमेंट नम्बर 
पी 384 की दक्षिणी सीमा मुनारा क्रमांक 1000 तक , कम्पार्टमेंट नम्बर पी 384 
के मुनारा क्रमांक 1000 से कम्पार्टमेंट नम्बर पी 354 के मुनारा क्रमांक 11 तक 
कटी कृत्रिम रेखा, कम्पार्टमेंट नम्बर पी 354 की पूर्वी सीमा, कम्पार्टमेंट नम्बर 
332 , 333, 334, 335, 336 , 337 , 338 की उत्तरी सीमाएं , कम्पार्टमेंट नम्बर पी 
378 की पश्चिमी, उत्तरी एवं पूर्वी सीमा सोन नदी तक , सोन नदी की सीमा 
उमरिया वनण्डल के घुनघुटी परिक्षेत्र के कम्पार्टमेंट नम्बर 193 की उत्तरी सीमा 
तक , कम्पार्टमेंट नम्बर 193 , 194, 263, 262, खाम्हा ग्राम 277 , 278, 279 
एवं 312 की सीमाएं जोहिला नदी तक . पश्चिम एवं दक्षिण में पनपथा अभ्यारण्य 
एवं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की सीमा . 


दक्षिण - कम्पार्टमेंट नम्बर 312 से जोहिला नदी होते हुये उमरिया वनमण्डल के परिक्षेत्र 

धमोखर की दक्षिणी सीमा कम्पार्टमेंट नम्बर 94 तक , उत्तर व पूर्व में बांधवगढ़ 
राष्ट्रीय उद्यान की सीमा . 


पश्चिम - उमरिया वनमण्डल के परिक्षेत्र धमोखर के कम्पार्टमेंट नम्बर 94 की पश्चिमी 

सीमा, कम्पार्टमेंट नम्बर पी 111 की सीमा, चिर्रवाह ग्राम की सीमा , कम्पार्टमेंट 
नम्बर 98 की सीमा , बड़वार ग्राम की सीमा, कम्पार्टमेंट नम्बर 101, पी 127 , 
102, 150 कक्ष क्रमांक 150 से कक्ष क्रमांक पी 138 के मुनारा क्रमांक 50 तक 
कथली नाला की कट लाइन, कक्ष क्रमांक पी 138 , पी 140 एवं पी 139 , 
उमरिया वनमण्डल के परिक्षेत्र धमोखर के कम्पार्टमेंट नम्बर पी 126 , पी 125 
एवं पी 124 की उत्तरी सीमा मुनारा क्रमांक 190 तक , कम्पार्टमेंट नम्बर पी 124 
के मनारा क्रमांक 190 से कम्पार्टमेंट नम्बर पी 123 के मनारा क्रमांक 27 तक 
कटी कृत्रिम रेखा, कम्पार्टमेंट नम्बर पी 123 की सीमा मुनारा क्रमांक 26 तक , 
कम्पार्टमेंट नम्बर पी 123 के मुनारा क्रमांक 26 से कम्पार्टमेंट नम्बर पी 124 के 
मुनारा क्रमांक 192 तक कटी कृत्रिम रेखा, कम्पार्टमेंट नम्बर पी 124, पी 139 
एवं पी 140 की सीमा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के कम्पार्टमेंट नम्बर 290 की 
पश्चिमी सीमा, कम्पार्टमेंट नम्बर पी 141 की सीमा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के 
कम्पार्टमेंट नम्बर 290 की उत्तरी सीमा, कम्पार्टमेंट नम्बर पी 142 की पश्चिमी व 
उत्तरी सीमा मुनारा क्रमांक 5 तक , कम्पार्टमेंट नम्बर पी 142 के मुनारा क्रमांक 5 
से कम्पार्टमेंट नम्बर 107 के मुनारा क्रमांक 65 तक कटी कृत्रिम रेखा, कम्पार्टमेंट 
नम्बर 107 , पी 143 , पी 121, पी 122. पी 121, पी 118 एवं पी 117 की 
सीमाएं , बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के कम्पार्टमेंट नम्बर 351 की सीमा, कम्पार्टमेंट 
नम्बर 110 , 109 की सीमा, कम्पार्टमेंट नम्बर 109 की दक्षिणी सीमा उमरार नदी 
एवं कथली नाला के संगम से कम्पार्टमेंट नम्बर पी 83 के मुनारा क्रमांक 7 तक 
कटी कृत्रिम रेखा, कम्पार्टमेंट नम्बर पी 83 की दक्षिणी सीमा मुनारा क्रमांक 10 
तक , कम्पार्टमेंट नम्बर पी 83 के मुनारा क्रमांक 10 से कम्पार्टमेंट नम्बर पी 82 
के मनारा क्रमांक 40 तक कटी कृत्रिम रेखा, कम्पार्टमेंट नम्बर पी 82 की 
दक्षिणी सीमा ( गंजरा नाला) , गंजरा नाला से कम्पार्टमेंट नम्बर पी 79 के मुनारा 


1136 ( 2 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अक्टूबर 2010 


____ ( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 
क्रमांक 12 तक कटी कृत्रिम रेखा, कम्पार्टमेंट नम्बर पी 79 , पी 84, 9, पी 86 , 
पी 85, 8, पी 60, 7 एवं पी 58 की उत्तरी सीमा मुनारा क्रमांक 37 तक , 
कम्पार्टमेंट नम्बर पी 58 के मुनारा क्रमांक 37 से कम्पार्टमेंट नम्बर पी 59 के 
मुनारा क्रमांक 17 तक कटी कृत्रिम रेखा, कम्पार्टमेंट नम्बर पी 59 की उत्तरी 
सीमा मुनारा क्रमांक 9 तक , कम्पार्टमेंट नम्बर पी 59 के मुनारा क्रमांक 9 से 
कम्पार्टमेंट नम्बर पी 76 के मुनारा क्रमांक 7 तक कटी कृत्रिम रेखा, कम्पार्टमेंट 
नम्बर 5, 1, पी 75 एवं पी 74 की सीमाएं उमरार नदी तक , उमरार नदी की 
सीमा कम्पार्टमेंट नम्बर 487 तक . पूर्व एवं उत्तर में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 
की सीमा . 


No. F - 15 - 17 -2010 - X -2 . - In exercise of the powers conferred by Section 38V ( 4 ) (ii) of the Wildlife (Protection ) 
Act, 1972 (No. 53 of 1972 ) (as amended up to 2006 ), Government of Madhya Pradesh , hereby declares the area 
specified in the schedule 1 below as “ Buffer Zone of Bandhavgarh Tiger Reserve” . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एस. पी . शर्मा, अपर सचिव , 


SCHEDULE 1 


(Details of the Buffer Zone under Bandhavgarh Tiger reserve ) 


Districts 


Area ( ha.) 


Details of the Boundaries of the Buffer zone 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


Umaria, 82003.509 

North — Umrar river ; boundaries of Compartment No. 487 , 488 , 492 , 491 , 
Shaddol , ( Reserve Forest 27011. 441 

506, 500 , 501, 507, 504 and 503 of Barwara range of Katni 
Katni . Protected Forest 37859.241 ha . Devision ; Northern boundary of Compartment No. 508 till district 
Revenue area 17132 .827 ha .). boundary line of Umaria and Katni districts , district boundary line 

of Umaria and Katni districts till Compartment No . 512; bound 
aries of Compartment No . 512, 405 , 513 , 510, 402 , 403, 408, 404 , 
407 and 411 ; Western boundaries of Compartment No. 396 , 395 , 
393 , 392 and 394 ; from Northern boundary of Compartment 
No. 394 to Compartment No. P -620 through Bhadar Nala ; Cut line 
from Pillar No 8 of Compartment No . P -620 to Pillar No 1 of Com 
partment No . P -623 ; boundaries of Compartment No. P -623 , P -625 , 
P- 626, P- 627 , P - 631 , 604 , P - 632 and P- 633; boundaries of Com 
partment numbers 446 , 451 and 460 of Panpatha WLS; boundaries 
of Compartment No . P -636 till pillar no . 27; Cut line from bound 
ary pillar no . 27 of Compartment No . P -636 till boundary pillar no . 
42 of Compartment No. 461 of Panpatha WLS ; Northern boundary 
of Compartment No. 461; boundaries of Compartment No. P -639 , 
P- 638 and P - 637 ; Northern boundaries of Compartment No. 465 , 
466 and 468 of Panpatha Wildlife Sanctuary till Son river. Bound 
ary of Khitauli Range of Bandhavgarh NP and Panpatha WLS in 
East and South. 


East — From Son river to Northern boundaries of Compartment No P - 187 , 

P - 186 , P - 185 , 177 and 178 of North Shahdol Division ; boundaries 
of Compartment No . P - 174, 179 , 183 , 182 , 181 , 235 , P- 238 and 
P - 191; Southern boundary of Compartment No. 192 ; Boundary of 


TEZYG21 1547, fatico 27 3706R 2010 


1136 ( 3 ) 


- 


(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


Son river till Compartment No. 450 of Panpatha Wildlife Sanctuary ; 
Southern boundaries of Compartment Nos . 450 and 449 of Panpatha 
WLS; boundaries of Compartment No. P -653 till Pillar No. 19 ; Cut 
line from Pillar No . 19 of Compartment No. P -653 to Pillar No 10 
of Compartment No. P -652 ; boundaries of Compartment No. P -652 
till Pillar No . 02 ; Cut line from Pillar No . 02 of Compartment No . 
P -652 to Pillar No 04 of Compartment No. P - 651, Southern boundary 
of Compartment No. P -651 till Pillar No. 07 ; Cut line from Pillar 
No . 07 of Compartment No. P -651 to Pillar No 370 of Compartment 
No.. P -644 ; Northern boundary of CompartmentNo. P -644 till Pillar 
No. 400 ; Cut line from Pillar No. 400 of Compartment No. P -644 to 
Pillar No. 36 of Compartment No. P -650 ; Northern and Eastern 
boundary of Compartment No. P -650 till Pillar No. 66 ; Cut line 
from Pillar No . 66 of Compartment No. P - 650 to Pillar No 167 of 
Compartment No. P - 395 ; Northern boundary of Compartment No . 
P - 395 and P - 392 till Pillar No. 205 ; Cut line from Pillar No 205 of 
Compartment No. P - 392 to Pillar No 1 of Compartment No . P - 396 ; 
boundary of Compartment No . P - 396 till Pillar No . 30 ; Cut line 
from Pillar No. 30 of Compartment No. P - 396 to Pillar No 222 of 
Compartment No. P - 392 ; Boundary of Son river till Pillar No. 262 
of Compartment No. P - 391 ; Cut line from Pillar No. 262 to Pillar 
No. 283 of Compartment No. P - 391; boundaries of Compartment 
No. P - 391, P -390 , P - 388 and P - 387 till Pillar No. 354 ; Cut line from 
Pillar No . 354 of Compartment No. P - 387 to Pillar No 573 of 
Compartment No. P -640 ; boundaries of Compartment Nos . P -640 , 
P - 344 , P - 345 , P - 346 , P - 347 , P - 348 , P - 350 , P - 385 , P -386 , P - 351 and 
P - 352 ; Northern boundary of Compartment No. P - 384 till Pillar 
No . 929 ; Cut line from Pillar No. 929 of Compartment No. P - 384 to 
Pillar No. 83 of Compartment No. P -380 ; Northern boundary of 
Compartment No. P - 380 till Pillar No . 103 ; Cut line from Pillar 
No. 103 of Compartment No . P -380 to Pillar No . 38 of Compartment 
No. P - 381; Western ,Northern and Eastern boundary of Compartment 
No . P - 381 till Pillar No. 30 ; Cut line from Pillar No. 30 of 
Compartment No. P - 381 to Pillar No. 119 of Compartment 
No. P - 380 ; boundaries of Compartment No. P - 380 and P - 379 ; 
Southern boundary of Compartment No. P - 380 till Pillar No. 60 ; Cut 
line from Pillar No. 60 of Compartment No . P -380 to Pillar No. 985 
of Compartment No. P - 384 ; Southern boundary of Compartment 
No . P - 384 till Pillar No . 1000 ; Cut line from Pillar No. 1000 of 
Compartment No. P - 384 to Pillar No. 11 of Compartment No. 
P - 354 ; Eastern boundary of Compartment No. P - 354 ; Northern 
boundaries of Compartment Nos. 332 , 333, 334 , 335 , 336 , 337 and 
338 ; Western , Northern and Eastern boundaries of Compartment 
No . P - 378 till Son river ; Son river till Northern boundary of 
Compartment No. 193 of Ghunghuti Range of Umaria Division ; 
boundaries of Compartment Nos. 193, 194 , 263, 262 , Khamha 
village , 277 , 278 , 279 and 312 till Johilla river. Boundaries of 
Panpatha WLS and Bandhavgarh NP towards West and South . 


1136 (4 ) 


HEZYGSI 47447 , FGHLIGA 27 3706R 2010 


- (1 ) 


(2) 


(3 ) 


South - Southern boundary of Range Dhamokhar of Umaria Forest Division 

from CompartmentNo. 312 through Johilla river up to Compartment 
No . 94 . Boundary of Bandhavgarh NP towards North and East. 


West - Western boundaries of Compartment No. 94 of Range Dhamokhar 

of Umaria Forest Division , boundaries of Compartment Nos . P - 111 , 
boundary of Chirrwah Village , boundary of Compartment No. 98 , 
boundary of Barwar Village boundaries of Compartment No. 101 , 
P - 127 , 102 and P - 150 , Cut line from P - 150 through Kathali Nala 
upto Pillar No. 50 of P - 138 , boundaries of Compartment No. P - 138 , 
P - 140, P - 139 , P - 124 , P - 126 , P - 125 and P - 124 till Pillar No. 190 ; Cut 
line from Pillar No 190 of Compartment No. P - 124 to Pillar No 27 
of Compartment No. P - 123 ; boundary of Compartment No. P - 123 
till pillar no 26 ; Cut line from pillar No 26 of Compartment 
No. P - 123 to pillar No 192 of Compartment No. P - 124 ; boundaries 
of Compartment No. P - 124 , P - 139 and P - 140 ; Western boundaries 
of Compartment No. 290 of Bandhavgarh NP ; boundary of 
Compartment No . P - 141; Northen boundary of Compartment 
No. 290 of Bandhavgarh NP ; Western and Northern boundary of 
Compartment No. P - 142 till pillar No. 5 ; Cut line from pillar No . 5 
of Compartment No. P - 142 to pillar No 65 of Compartment 
No. 107 ; boundary of Compartment No. 107 , P - 143 , P - 122 , P - 121 , 
P - 118 and P - 117 ; boundary of CompartmentNo. 351 of Bandhavgarh 
National Park ; boundaries of Compartment No. 110 and 109; Cut 
line from the confluence point of Umrar river and Kathli Nala on 
Southern boundary of Compartment No. 109 to Pillar No. 7 of 
Compartment No. P - 83 ; Southern boundary of Compartment No. 
P -83 upto Pillar No . 10 ; Cut line from the Pillar No 10 of 
Compartment No. P -83 to Pillar No. 40 of Compartment No. P - 82 ; 
Southern boundary (Gajranala ) of Compartment No. P -82 , Cut line 
from Gajra Nala to Pillar No 12 of Compartment No. P - 79 , boundaries 
of Compartment No. P -79 , P - 84 , 9 , P - 86 , P -85 , 8, P -60 , 7 and P -58 
till Pillar No . 37 ; Cut line from the Pillar No 37 of Compartment No . 
P - 58 to Pillar No. 17 of Compartment No. P - 59 ; Northern boundary 
of Compartment No. P -59 till Pillar No. 9 ; Cut line from the Pillar 
No. 9 of Compartment No. P -59 to Pillar No . 7 of Compartment 
No. P - 76 ; boundaries of Compartment Nos. 5 , 1, P - 75 , and P - 74 up 
to Umrar river; Boundary of Umrar river till Compartment No. 487 . 
Boundary of Bandhavgarh NP in East and North . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

TH . ul. gruf, 377 ufaa . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2010 . 


